- . . - . . 


रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


REGISTERED NO. D .L. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली - राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


...... . : . :.- -- --.:.:.: : ..: -. - .-- .. - - . . . . ... ... ......... .. . ... - - .: . - - - --- -- - - -- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. . 


. 


- 


-.. - - . - .. : -- - 


- - - 


- 


- - 


-- 


--- - - -- 


- .... 


- .:.- .. .. - 


. : - 


:: -- --- " -: - - 


: : . - :. : 


सं . 10 ] 
No . 100 


दिल्ली , बुधवार , जनवरी 15 , 2014 / पौष 25 , 1935 
DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15 , 2014/PAUSHA 25 , 1935 


[ रा. रा. रा . क्षे.दि . सं. 221 

| N .C . T.D . No. 221 


- - - - 


- - ".. ... . - - - 


- -- - - - ::: . :.- - - -- - - -- 


- 


-- - - : : : - . . 


. ... 


---- - - - - - - -- - - - - -- - .:.: . - .-. . .---- - - 


-- - -- -- -............. .- -- - .. 


: 


. ... :: :: - - - 


- - . 


- - : 


भाग - 1V 
PART — IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय 

अधिसूचना 

दिल्ली, 15 जनवरी , 2014 
सं. फर. 11( 78 )/ 2011 - एसबी / आरआर / 82.---- गृह मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर , 1968 की अधिसूचना 
सं. फा . 24/ 78/ 68 - डीएच ( एस ) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 26 
सितम्बर , 1997 की अधिसूचना संख्या 9/183/91 - एसबी/ 21274 के अनुसार अधिसूचित ललित कला महाविद्यालय , नई दिल्ली में आचार्य/प्रोफेसर, 
सहायक आचार्य और प्राध्यापक / लेक्चरर के पद के भर्ती नियमों के अधिक्रमण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक 
सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् ललित कला महाविद्यालय प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , दिल्ली सरकार , नई दिल्ली में 
आचार्य/प्रोफेसर , सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पद की भर्ती पद्धति संबंधी नियम बनाते हैं , अर्थात् :. .. 

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ : ---( 1 ) इन नियमों को ललित कला महाविद्यालय आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य भर्ती 

नियमावली , 2014 कहा जा सकेगा । 

( 2 ) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होगी । 
2 . पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान : उक्त पदों की संख्या , इनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतन समूह शैक्षिक ग्रेड 

एवं संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) से ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 
3. भर्ती पद्धति , आयु सीमा तथा योग्यताएं इत्यादि : उक्त पदों की भर्ती पद्धति , आयु सीमा , योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य 

मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम ( 5 ) से ( 13 ) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 
4. अयोग्यता : ऐसा कोई भी व्यक्ति 
( क ) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है ; या 
( ख ) जो एक जीवित पति/ पत्नी के होते हुएकिसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है , वह उक्त पद 

पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ; 


184 DG/ 2014 


( ! ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


- 


- 


- 


- 


शर्त यह है कि यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के 
अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर 
कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है / हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की 
छूट दे सकती है । 


. 


5. . 

शिथिल करने की शक्ति : - जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन 
है , तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा 
व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल 
कर सकती है । 


बचाव: - इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी 
किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिकों , 
अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये 
आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


अनुसूची 


| 1. 


पदनाम 


प्रोफेसर 


| 2. | पदों की संख्या 


: * 08 ( 2014 ) 

* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर । 


13. वर्गीकरण 


क वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित , 
अलिपिकीय 


तनमान 


37,400 - 67,000 / - रुपये अकादमिक ग्रेड 
वेतन 10 , 000 / - रुपये (43,000 / -रुपये से 
कम किसी अवस्था (स्टेज ) पर निश्चित नहीं 
किया जाएगा) 


क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है : लागू नहीं 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए : 50 वर्ष से अधिक नहीं 
आयु सीमा 

( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या 
अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के 
लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय ) 
टीप : - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए 
मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे 
उम्मीदवारो के आवेदन - पत्र प्राप्त करने की 
अंतिम तिथि हो ( लेकिन यह असम, मेघालय , 
अरूणाचल प्रदेश , मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, 
त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की 


PARTIVI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


लद्दाख सब डिवीज़न , हिमाचल प्रदेश का | 
लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की 
पांगी सब डिवीज़न व अंडमान निकोबार 
द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए 
निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ) 


17. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से : अनिवार्य 
अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ 

(1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
ललित कला की किसी उपयुक्त शाखा 
(व्यावहारिक कला, चित्रकला, मूर्तिकला) में 
स्नातक या स्नाताकोत्तर उपाधि या प्रथम श्रेणी 
सहित समकक्ष या समकक्ष चाहे स्नातक या 
स्नातकोत्तर उपाधि हो । 


( 2) उपयुक्त विषय में पी.एच. डी. या समकक्ष । 


वॉछनीयः 
पोस्ट पीएचडी प्रकाशन तथा पीएचडी छात्रों 
को गाइड करना वांछनीय । 
अनुभवः 
न्यूनतम दस वर्ष के अध्यापन / 
शोध / औद्योगिक अनुभव जिसमें कम से कम 
पांच वर्ष का सह आचार्य के स्तर का अनुभव 
होना चाहिए । 

अथवा 


अध्यापन तथा / अथवा शोध तथा / अथवा 
उद्योग में कम से कम तेरह वर्ष का अनुभव 


Hum 


शोध अनुभव, उत्कृष्ट अकादमिक अभिलेख 
और पुस्तक / शोध पत्र प्रकाशन / आईपीआर 
/ पेटेंट रिकार्ड की स्थिति में ऐसा अपेक्षित 
होगां जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों 
द्वारा उचित समझा जाए । 


यदि उद्योग में अनुभव विचाराणीय है तो यह 
प्रबंधकीय वर्ग स्तर का होगा जो सह आचार्य 
के समकक्ष हो जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ 
सदस्यों द्वारा उपयुक्त माना जाए, वैसे 
आविष्कार / अभिकल्पन नियोजन, निष्पादन , 
विश्लेषण करना, गुणवत्ता नियंत्रण , नव | 
परिवर्तन लाने , प्रशिक्षण, तकनीकी 
| पुस्तकें / शोध पत्रों / प्रकाशनों / आईपीआर / 


DE HI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


| पेटेण्ट आदि में सक्रिय भागीदारी का 
कीर्तिमान । 


टीप - 1 ललित कला (व्यावहारिक कला , 
चित्रकला और मूर्तिकला) की किसी विशेष 
शाखा की सही मांग प्रत्येक भर्ती के समय 
सूचित की जाएगी । 


टीप - 2 यदि श्रेणी / डिविजन नहीं दी गई है । 
तो जोड़ में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों को 
प्रथम श्रेणी / डिविजन के समकक्ष माना 
जाएगा । यदि कोई ग्रेड पाइंट प्रणाली अपनाई 
गई है, तो संचित ग्रेड पाइंट औसत को 
समकक्ष अंकों में निम्न प्रकार परिवर्तित किया 
जाएगा । 


ग्रेड प्वाइंट 
6. 25 
6.75 
7. 25 
7. 75 
8. 25 


अंकों का प्रतिशत 

55 प्रतिशत 
60 प्रतिशत 
65 प्रतिशत 
70 प्रतिशत 
75 प्रतिशत 


, 


टीप - 3 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
पीएचडी । 


. 


. 


टीप - 4 पीएचडी की समकक्षता पांच 
अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के प्रकाशन पर निर्भर 
है । मुख्य लेखक के रूप में पदधारी सहित 
प्रत्येक पत्रिका का संचित प्रभाव सूचांक 2.0 
से कम न हो और सभी पांच प्रकाशन लेखक 
के विशेषज्ञता क्षेत्र के हों । 


टीप - 5 किसी वृत्तिभोगी सहायक आचार्य के 
लिये सहायक आचार्य के स्तर का अनुभव , 
शर्त यह है कि वृत्तिभोगी सहायक आचार्य ने 
सम्बद्ध विषय में पीएचडी डिग्री प्राप्त कर ली 
हो या कर लेगा । 


टीप - 6 डिप्लोमा स्तरीय स्थान के अनुभव को 
डिग्री स्तरीय संस्थानों के अनुभव को उपयुक्त 
स्तर के बराबर भी विचारणीय है और जैसा 
कि लागू हो तथापि उक्त योग्यताएं अनिवार्य 
हैं । 


PARTIV 


DELHI GAZETTE : E . TRAORDINARY 


टीप -7 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले | 
में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक 
पर शिथिलनीय है । 


टीप - 8 यदि चयन की किसी अवस्था में संघ 
लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित 
जाति / जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त 
पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने 
वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त 
संख्या में मिलने की संभावना नहीं है , तो 
अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है । 


लागू नहीं 


क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के 
लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं 
आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों 
पर भी लागू होगी । 


परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो 


एक वर्ष 


भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या : | सीधी भर्ती द्वारा 
पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से 
भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत 


लागू नहीं 


यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / 
स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो 
ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / 
स्थानान्तरण किया जाना है 


12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति : क वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति 
| हो, तो इसकी संरचना क्या है ? (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु ) 

1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार अध्यक्ष 
2. प्रशासन से सबधित सचिव सदस्य 

दिल्ली सरकार 
3. विभागाध्यक्ष, जब तक वह राष्ट्रीय सदस्य 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन 

सचिव न हो । 
13. | वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए : पद भरने के लिये संघ लोक सेवा आयोग से 

संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श | परामर्श आवश्यक है । 
लिया जाना है । 


aw - 


1GLE4/14 - 2 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV . 


पदनाम 


: सह - आचार्य 


2. पदों की संख्या 


* 16 ( 2014 ) 
* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर । 


3. | वर्गीकरण 


क वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा, राजपत्रित , ! 
अलिपिकीय 


4. 


वेतनमान 


अकादमिक ग्रेड 


| 37, 400 - 67,000 / - रुपये 

9, 000 / - रुपये 


5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है : लागू नहीं 


6 . सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए : 50 वर्ष से अधिक नहीं 
आयु सीमा 

( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या 
अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के 
लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) 
टीप : - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए 
मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे 
उम्मीदवारो के आवेदन पत्र प्राप्त करने की 
अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, 
मेघालय , अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर , 
नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू व कश्मीर 
राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न , हिमाचल 
प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा 
जिले की पागी सब डिवीज़न व अंडमान 
निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों 
के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है । 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से : अनिवार्य 
अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ 

( 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
ललित कला की किसी उपयुक्त शाखा 
(व्यावहारिक कला, चित्रकला, मूर्तिकला) में 
स्नातक या स्नाताकोत्तर उपाधि या प्रथम श्रेणी 
सहित समकक्ष या स्नातक या स्नातकोत्तर | 
उपाधि । 


( 2) उपयुक्त विषय में पी.एच. डी . या समकक्ष । 


- 


- 


ma - 


- 


- 


- 


. . . 


. 


- 


- 


-- 


- 


-- 


PARTIV 


DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY 


| वॉछनीय: 
पोस्ट पीएचडी प्रकाशन तथा पीएचडी छात्रों 
को गाइड करना वांछनीय । 


अनुभवः 
न्यूनतम पांच वर्ष के अध्यापन / शोध 
/ औद्योगिक अनुभव, जिसमें पीएचडी उपरान्त 
दो वर्षीय अनुभव वांछनीय है । 


टीप - 1 ललित कला (व्यावहारिक कला, 
चित्रकला और मूर्तिकला) की किसी विशेष 
शाखा की सही मांग को प्रत्येक भर्ती के समय 
सूचित किया जाएगा । 


टीप - 2 यदि श्रेणी / डिवीज़न नहीं दी गई है 
तो जोड़ में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों को 
प्रथम श्रेणी / डिविजन के समकक्ष माना 
जाएगा । यदि कोई ग्रेड पाइंट प्रणाली अपनाई 
गई है, तो संचित ग्रेड पाइंट औसत को 
सकमक्ष अंकों में निम्न प्रकार परिवर्तित किया 
जाएगा । 


ग्रेड प्वाइंट 
6. 25 


6. 75 


अंकों का प्रतिशत 

55 प्रतिशत 
60 प्रतिशत 
65 प्रतिशत 
70 प्रतिशत 
75 प्रतिशत 


7. 25 


7.75 


8. 25 


टीप - 3 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 
पीएचडी 


टीप - 4 पीएचडी की समकक्षता पांच 
अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के प्रकाशन पर निर्भर 
है । मुख्य लेखक के रूप में पदधारी सहित 
प्रत्येक पत्रिका का संचित प्रभाव सूचांक 2.0 
से कम न हो और सभी पांच प्रकाशन लेखक 
के विशेषज्ञता क्षेत्र से सम्बद्ध हों । 


टीप - 5 डिप्लोमा स्तरीय स्थान के अनुभव को 
डिग्री स्तरीय संस्थानों के अनुभव को उपयुक्त 
स्तर के बराबर भी विचारणीय है और जैसा 
कि लागू हो तथापि उक्त योग्यताएं अनिवार्य 
हैं । 


............. 


.-- 


..- 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


टीप - 6 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले 
में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक 
पर शिथिलनीय हैं । 


टीप - 7 यदि चयन की किसी अवस्था में संघ 
लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित 
जाति / जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त 
पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने 
वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त 
संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो 
अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है । 


लागू नहीं 


क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के 
लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं 
आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों 
पर भी लागू होगी । 


परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो 


। एक वर्ष 


10. | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या : सीधी भर्ती द्वारा 

पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से | 
भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत 


यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / : लागू नहीं 
स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो 
ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / 
स्थानान्तरण किया जाना है 


12 . | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति : क वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति 
हो तो इसकी संरचना क्या है ? 

(स्थायीकरण पर विचार करने हेतु ) 
1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार - अध्यक्ष 
2. प्रशासन से सबधित सचिव - सदस्य 

दिल्ली सरकार 
3. विभागाध्यक्ष, जब तक वह राष्ट्रीय - सदस्य 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन 
सचिव न हो । 


" टीपः किसी सीधी भर्ती वाले प्रत्याशी के 
स्थाईकरण सबंधी विभागीय पदोन्नति समिति 


PART IVI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


की कार्यवाही आयोग के अनुमोदनार्थ भिजवाई । 
जाएगी । तथापि आयोग द्वारा यह अनुमोदित 
नहीं की जाती है , तो विभागीय पदोन्नति 
समिति की बैठक नए सिरे से संघ लोक सेवा 
आयोग के अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य की 
अध्यक्षता में की जाएगी । 


13. वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए | सीधी भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग से 

संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श | परामर्श आवश्यक है । 
लिया जाना है । 


। पदनाम 


| सहायक आचार्य 
( पुराना प्राध्यापक का पद ) 


12. | पदों की संख्या 


* 32 ( 2014 ) 
* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर । 


| 3. | वर्गीकरण 


: " क वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा, राजपत्रित , 

अलिपिकीय 


4. वेतनमान 


अकादमिक ग्रेड 


: 15 , 600 - 39 ,100 / - रुपये 

6,000 / - रुपये सहित 


5. क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है । लागू नहीं 
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए | : | 35 वर्ष से अधिक नहीं 
आयु सीमा 

( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या 
अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के 
लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) 
टीप : - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए 
मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे 
उम्मीदवारो के आवेदन पत्र प्राप्त करने की 
अंतिम तिथि हो , लेकिन यह असम , मेघालय , 
अरूणाचल प्रदेश , मिजोरम, मणिपुर , नागालैंड, 
त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की 
लद्दाख सब डिवीज़न , हिमाचल प्रदेश का 
लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की 
पांगी सब डिवीज़न व अंडमान निकोबार द्वीप 
समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए 
निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है । 


18425 / 14 - 3 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


_ _ 


_ _ _ [PARTIV 


- 


17. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से : अनिवार्य 
अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ 

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित 
कला की किसी उपयुक्त शाखा (व्यावहारिक 
कला, चित्रकला, मूर्तिकला) में स्नातक तथा 
स्नातकोत्तर उपाधि या प्रथम श्रेणी सहित 
समकक्ष या समकक्ष स्नातक या स्नातकोत्तर 
उपाधि में में प्रथम श्रेणी या समकक्ष 
टीप - 1 ललित कला (व्यावहारिक कला, 
चित्रकला और मूर्तिकला) की किसी विशेष 
शाखा की सही मांग प्रत्येक भर्ती के समय 
सूचित की जाएगी । 


टीप - 2 यदि श्रेणी / डिविज़न नहीं दी गई है 
तो जोड़ में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों को 
प्रथम श्रेणी / डिविजन के समकक्ष माना 
जाएगा । यदि कोई ग्रेड पाइंट प्रणाली अपनाई 
गई है , तो संचित ग्रेड पाइंट औसत को 
समकक्ष अंकों में निम्न प्रकार परिवर्तित किया 
जाएगा । 


ग्रेड प्वाइंट 
6.25 
6. 75 
7. 25 
7.75 
8. 25 


अंकों का प्रतिशत 

55 प्रतिशत 
60 प्रतिशत 
65 प्रतिशत 
70 प्रतिशत 
75 प्रतिशत 


टीप - 3 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले 
में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक 
पर शिथिलनीय है । 


टीप - 4 यदि चयन की किसी अवस्था में संघ 
लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित 
जाति / जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त 
पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने 
वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त 
संख्या में मिलने की संभावना नहीं है , तो 
अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है । 


लागू नहीं 


8. | क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के 

लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं 
आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों 


PART IVI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


पर भी लागू होगी । 


- 


परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 


। 


एक वर्ष 


10 . भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या : सीधी भर्ती द्वारा 

पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से 
भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत 
यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / लागू नहीं 
स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो । 
ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / 
स्थानान्तरण किया जाना है 


| 12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति : क वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति 

हो, तो इसकी संरचना क्या है ? ( स्थायीकरण पर विचार करने हेतु ) 


1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार - अध्यक्ष 
2. प्रशासन से संबंधित सचिव - सदस्य 

दिल्ली सरकार 
3. विभागाध्यक्ष , जब तक वह राष्ट्रीय - सदस्य 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन 
सचिव न हो । 


13 . वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती के लिए : | सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा | 

संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आयोग से परामर्श आवश्यक है । 
लिया जाना है । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
ए. के . गुप्ता , उप निदेशक ( एसबी ) 


DEPARTMENTOFTRAININGANDTECHNICALEDUCATION 


NOTIFICATION 


Delhi,the15thJanuary,2014 


No.F.11(78)/2011-SB/RR/82.-Inexerciseofthepowersconferredbytheprovisotoarticle309oftheConstitutionreadwiththe GovernmentofIndia,MinistryofHomeAffairs,NotificationNo.24/78/68-DH(S)dated24thSeptember,1968andinsupersessionof recruitmentrulesforthepostofProfessor,AssistantProfessorandLecturernotifiedvideNotificationNo.F.9(183)/91-SB/21274datedthe 26thSeptember,1997inCollegeofArt,NewDelhitheLt.GovernortoNationalCapitalTerritoryofDelhi,afterpriorconsultationwiththe UnionPublicServicesCommissionispleasedtomakethefollowingrulesregardingthemethodofrecruitmenttothepostofProfessor, AssociateProfessorandAssistantProfessorinCollegeofArt,DepartmentofTrainingandTechnicalEducation,NewDelhi,namely: 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


1.Shorttitleandcommencement:-(1)ThesemaybecalledCollegeofArt,Professor,AssociateProfessorandAssistantProfessor 

RecruitmentRules,2014 

(2)TheyshallcomeintoforceonthedateoftheirpublicationintheOfficialGazette. 2.Numberofpost,itsclassificationandpaybandandAcademicGradePayscaleofpay-Thenumberofthesaidposts,theirclassification 

andpaybandandacademicgrade/scaleofpayattachedtheretoshallbeasspecifiedincolumns(2)to(4)oftheScheduleannexedto 

thesesrules. 3.Methodofrecruitment,agelimit,qualificationetc.-Themethodofrecruitmentagelimit,qualificationandothermattersrelatingtothe 

saidposts,shallbespecifiedinthecolumns(5)to(13)oftheScheduleaforesaid. 4.Disqualifications.-Noperson, 

(a)Whohasenteredintoorcontractedamarriagewithapersonhavingaspouseliving;or (b)Who,havingaspouseliving,hasenteredintoorcontractedamarriagewithanyperson; shallbeeligibleforappointmenttothesaidpost; ProvidedthattheCentralGovernmentmay,ifsatisfiedthatsuchmarriageispermissibleunderthepersonallawapplicabletosuchperson andtheotherpartytothemarriageandthatthereareothergroundsforsodoing,exemptanypersonfromtheoperationofthisrule. 


(PART IV 


PART IV 


5.Powertorelax.-WheretheGovernmentisofopinionthatifnecessaryorexpedientsotodo,itmay,byorderforreasonstoberecordedin 

writing,andinconsultationwiththeUnionPublicServiceCommissionrelaxanyoftheprovisionsoftheseruleswithrespecttoanyclass 

ofcategoryofpersons. 6.Saving.-Nothingintheserulesshallaffectreservation,relaxationofagelimitandotherconcessionrequiredtobeprovidedforthe 

ScheduledCastes,theScheduledTribles,Ex-Servicemen,OtherBackwardClassesandotherspecialcategoriesofpersonsinaccordance withtheordersissuedbytheGovernmentfromtimetotimeinthisregard. 


184 89 /14 - 4 


Nameof thePost. 


Number ofPost. 


SCHEDULE Agelimitfordirect 

recruits 


Educationalandotherqualification 

requiredfordirectrecruits. 


ClassificaPayBand tion.and 

Grade Pay/Pay Scale. 


Whether Selection ornon selection 

post. 


2 


3 


5 


6 


1 1.Professor 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


08* 


Not applicable 


(2014) 


*Subject 


Essential Notexceeding50(i)BachelorsandMastersDegreeinappropriate years 

branchofFineArt,(AppliedArt,Paintingand 

Sculpture)orequivalentwithFirstClassor (Relaxablefor 

equivalenteitherinBachelorsorMastersdegree GovernmentServantsfromarecognizedUniversity. uptofiveyearsin accordancewiththe(ii)Ph.Dorequivalentinappropriatediscipline. instructionscrorders issuedbytheCentralDesirable: Government). 

PostPh.D.publicationsandguidingPhDStudent. 


to 


GeneralRs. Central37,400 Service,67,000 Group"A"with 

Academic Gazetted,GradePay 

NonofRs. Ministerial10,000/ 

(shallbe fixedata stagenot belowRs. 43,000/-) 


variation dependen 

ton workload. 


- 


. 


Note:ThecrucialExperience: datefordetermining theage-limitshallbeMinimumoftenyearsteaching/research/ theclosingdateforindustrialexperienceoutofwhichatleastfive receiptofapplicationsyearsshouldbeatthelevelofAssociate fromcandidatesinProfessor. 


. 


. 


. -- 


- 


- 


Or 


India(andnotthe closing 

date prescribedforthose 
inAssam,Meghalaya,Minimumofthirteenyearsexperienceinteaching ArunachalPradesh,and/orResearchand/orIndustry, Mizoram,Manipur, Nagaland,Tripura,Incaseofresearchexperience,goodacademic 
Sikkim 
, 
Ladakh 
record 
and 
books 
/ 
research 
paper 
publications 
/ DivisionofJammuIPR/Patentsrecordshallberequiredasdeemed andKashmirState,fitbytheexpertmembersoftheSelection LahulandSpiticommittee. DistrictandPangi Sub-Division ofIftheexperienceinindustryisconsidered,the 
ChambaDistrictofsameshallbeatmanageriallevelequivalentto 
HimachalPradesh,AssociateProfessorwithactiveparticipation Andaman&Nicobarrecordindevising/designing,planning, 
Islands 

orexecuting 
, 
analyzing 
, 
quality 
control 
, 
innovating 
, Lakshdweep.) 

training,technical·books/researchpaper publications/IPR/patents,etc.asdeemedfitby theexpertmembersoftheselectioncommittee. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Note1:-Theexactrequirementofaparticular 
branchofFineArt(AppliedArt,Paintingand Sculpture)willbeindicatedatthetimeofeach recruitment. Note2:-IfaClass/divisionisnotawarded, minimumof60%marksinaggregateshallbe 
consideredequivalenttofirstclass/division.Ifa GradePointsystemisadoptedtheCumulative GradePointAveragewillbeconvertedinto equivalentmarksasbelow: 


Grade Point 6.25 


Percentage ofmarks 

55% 


[PART IV 


ALAM 


6.75 7.25 7.75 8.25 


60% 65% 70% 75% 


PARTI 


Note3:-PhDshallbefrom 
University. 


arecognized 


Note4:-EquivalenceforPhDisbasedon publicationoffiveInternationalJournalpapers, eachjournalhavingacumulativeimpactindexof notlessthan2.0,withincumbentasthemain authorandallfivepublicationsbeinginthe authors areaofspecialization, 


Note5:-ForanincumbentAssistantProfessor, experienceatthelevelofAssistantProfessor, providedtheincumbentAssistantProfessorhas acquiredoracquiresPh.Ddegreeintherelevant discipline. 


DELHI GAZETTE :EXTRAORDINARY 


Note6:ExperienceatDiplomaInstitutionisalso consideredequivalenttoexperienceisdegree levelinstitutionsatappropriatelevelandas applicable.Howeverqualificationsasaboveshall 
bemandatory. 


Note-7:Qualificationsarerelaxableatthe discretionoftheUnionPublicServiceCommission forreasonstoberecordedinwriting,incaseof candidatesotherwisewellqualified. 


Note-8:TheQualification(s)regarding experienceis/arerelaxableatthediscretionof theUnionPublicServiceCommission,forreasons 


-Am 


toberecordedinwritinginthecaseof candidatesbelongingtoScheduledCastesor ScheduledTribesifatanystageoftheselection theUnionPublicServiceCommissionisofthe opinionthatsufficientnumberofcandidatesfrom thesecommunitiespossessingtherequisite experiencearenotlikelytobeavailabletofillup thevacanciesreservedforthem. 


IfaDepartmental PromotionCommittee existswhatisits composition. 


WhetherageperiodofMethodof 

Incaseof andProbationrecruitmentwhetherrecruitmentby educational1,ifany1bydirectrecruitment promotion/ qualifications 

orbypromotionorbydeputation/absorptio prescribed 

deputation/absorptionGradefromwhich fordirect nandpercentageof 

promotion/ recruitswill 

thevacanciestobedeputation/absorptio applyinthefilledbyvarious 

ntobemade. caseof 

method. Promotees. 


Circumstancesin whichUnionPublic ServiceCommission tobeconsultedin. makingrecruitment. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


8 


10 


11 


12 


Notapplicable.OneYear.Bydirectrecruitment 


Notapplicable. 


13 ConsultationwithUnion Public 

Service Commissionnecessary forfillingupthepost. 


Group-ADepartmental PromotionCommittee(for Confirmation)consistingof: 

1.ChiefSecretary, GovernmentofNational CapitalTerritoryofDelhi- Chairman 2.Secretaryconcernedin the 

Administration, GovernmentofNational 


(PART IV 


. 


- 


PARTIV 


CapitalTerritoryofDelhi. Member 3.HeadofDepartment concernedunlessheisex OfficioSecretary,inthe Administration,Government ofNationalCapitalTerritory ofDelhi-Member. 


184 09 / 14 - 5 


2.Associate Professor 


3 :.16*GeneralRs.37400-Not. 

Central67000withapplicable. (2014)Service,Academic 

Group"A",GradePay *Subject|Gazetted,ofRs. tovariationNon9000/ dependent|Ministerial. 

on workload. 


Notexceeding50Essential: years. 

BachelorsandMastersDegreein (RelaxableforappropriatebranchofFineArt,(AppliedArt, GovernmentServantsPaintingandSculpture)orequivalentwithFirst .uptofiveyearsinClassorequivalenteitherinBachelorsorMasters accordancewiththedegreefromarecognizedUniversity. instructionsororders issuedbytheCentral(i)Ph.Dorequivalentinappropriatediscipline. Government). 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Note:ThecrucialDesirable: datefordetermining theage-limitshallbePostPh.D.publicationsandguidingPhDStudent. theclosingdatefor receiptofapplicationsExperience:-. fromcandidatesin India(andnottheMinimumoffiveyearsexperienceinteaching/ closingdateresearch/industryofwhichtwoyearspostPhD prescribedforthoseexperienceisdesirable. inAssam,Meghalaya,| 


ArunachalPradesh,Note1:-Theexactrequirementofaparticular Mizoram,Manipur,branchofFineArt,(AppliedArt,Paintingand Nagaland,Tripura,Sculpture)willbeindicatedatthetimeofeach Sikkim,Ladakhrecruitment. DivisionofJammu andKashmirState,Note2:-IfaClass/divisionisnotawarded, LahulandSpitiminimumof60%marksinaggregateshallbe DistrictandPangiconsideredequivalenttofirstclass/division.Ifa Sub-DivisionofGradePointsystemisadoptedtheCumulative 
Chamba 
District 
of 
Grade 
Point 
Average 
will 
be 
converted 
into 
Himachal 
Pradesh 
, 
equivalent 
marks 
as 
below 
: Andaman and NicobarIslandsor Lakshdweep.) 

GradeEquivalent PointPercentage. 
6.25 

55% 6.75 60% 7.25 65% 7.75 

70% 8.2575% Note3: 
Ph 
. 
D 
shall 
be 
from 
a 
recognized University. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


10 


Note 
4 
: 
- 
Equivalence 
for 
Ph 
. 
D 
is 
based 
on 
publication 
of 
five 
International 
Journal 
papers 
, eachjournaihavingacumulativeimpactindexof notlessthan2.0,withincumbentasthemain authorandallfivepublicationsbeinginthe authors areaofspecialization. 


Note 
5 
: 
Experience 
at 
Diploma 
Institution 
is 
also consideredequivalenttoexperienceindegree levelinstitutionsatappropriatelevelandas applicable.Howeverqualificationsasaboveshall bemandatory 


[PART IV 


PART IV ) 


Note-6Qualificationsarerelaxableatthe discretionoftheUnionPublicServiceCommission forreasonstoberecordedinwriting,inthecase ofcandidatesotherwisewellqualified. 


3 


ISUDG114 - 6 


Note-7:TheQualification(s)regarding experienceis/arerelaxableatthediscretionof theUnionPublicServiceCommissionforreasons toberecordedinwritinginthecaseof candidatesbelongingtoScheduleCastesor ScheduleTribes,ifatanystageoftheselection theUnionPublicServiceCommissionisofthe opinionthatsufficientnumberofcandidatesfrom thesecommunitiespossessingtherequisite experiencearenotlikelytobeavailabletofillup thevacanciesreservedforthem. 


NW 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


9 


13 


10 Bydirectrecruitment. 


11 Notapplicable. 


Not applicable. 


One Year. 


Not 
applicable 
. 


12 Group-ADepartmental PromotionalCommittee(for confirmation)Consistingof 


ConsultationwithUnion Public 

Service Commissionnecessary fordirectrecruitment. 


6)Secretelhi-chaty,Delhi 


(a)ChiefSecretary,Delhi Admn.,Delhi-Chairman (b)Secretaryconcernedin theAdmn.-Member (c).HeadofDepartment concernedunlessheisex OfficioSecretary,inthe Administration-Member 


"NOTE:Theproceedings oftheDepartmentai 


SRR 


WW 


PromotionCommittee relatingtoconfirmationofa directrecruitshallbesent tothecommissionfor approval.Ifhowever,these arenotapprovedbythe Commissionafreshmeeting 
oftheDepartmental PromotionCommitteetobe presidedoverbythe Chairmanoramemberof |theUnionPublicService Commissionshallbeheld". 


2 


6 


. 


mu 


3 General Central Service, 


5 

Not applicable 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


32* 

(2014) 1*Subjectto 

variation dependent 


3Assistant Professor (Erstwhile postof Lecturer) 


Rs.15600 39100with Academic GradePay ofRs. 6000/ 


Notexceeding35yearsBachelorsandMastersdegreeinappropriate 

branchofFineArt(AppliedArt,Paintingand (Relaxable 

forSculpture)orequivalentwithFirstclassor GovernmentServantsequivalenteitherinBachelorsorMastersdegree uptofiveyearsinfromarecognizedUniversity, accordancewiththe instructionsorordersNote1:-TheexactrequirementofFineArt issuedbytheCentral(AppliedArt,PaintingandSculpture)willbe 
Government.) 

indicatedatthetimeofeachrecruitment. 


Gazetted, 

Non- Ministerial. 


on 


workload. 


Note:ThecrucialdateNote2:-IfaClass/divisionisnotawarded, fordeterminingtheminimumof60%marksinaggregateshallbe age-limitshallbetheconsideredequivalenttofirstclass/division.Ifa closingdateforreceiptGradePointsystemisadoptedtheCumulative ofapplicationsfromGradePointAveragewillbeconvertedinto candidatesinIndia(andequivalentmarksasbelow: nottheclosingdate 


[PART IV 


PARTIV 


ASAN 


-- 


prescribedforthosein GradeEquivalent Assam,Meghalaya, 
Point Percentage. ArunachalPradesh,6.25 

55% Mizoram,Manipur, 6.75 

60% Nagaland,Tripura, 

17.25 

65% Sikkim,LadakhDivision 7.75 

70% ofJammuandKashmir 8.25 

75% State,LahulandSpiti 

Note-3:Qualificationsarerelaxableatthe DistrrictandPangiSub 

discretionoftheUnionPublicService 
DivisionofChambaCommission 
,forreasonstoberecordedin DistrictofHimachal 

writing,inthecaseofcandidatesotherwise,well Pradesh,Andamanand 

qualified. NicobarIslandsor 
Lakshdweep.) 

Note 
- 
4 
: 
The 
Qualification 
( 
s 
) 
regarding experienceis/arerelaxableatthediscretionof theUnionPublicServiceCommissionforreasons 
toberecordedinwritinginthecaseof candidatesbelongingtoScheduledCastesor ScheduledTribes,ifatanystageoftheselection theUnionPublicServiceCommissionisofthe opinionthatsufficientnumberofcandidatesfrom thesecommunitiespossessingtherequisite experiencearenotlikelytobeavailabletofillup thevacanciesreservedforthem. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


10 


11 


12 


Not1 
applicable. 


Notapplicable. 


One 
year. 


Bydirectrecruitment. 


13 Group-ADepartmental Committee(for 

ConsultationwithUnion Confirmation)consistingof:Public 

Service 

Commissionnecessary 
1 
. 
Chief 
Secretary 
, 
Govt 
. 
for 
filling 
up 
the 
post 
. 
ofNCTofDelhi-Chairman 2.Secretaryconcernedin theAdministration,Govt.of 


INCTofDelhi.-Member 

3.HeadofDepartment concernedunlessheisex OfficioSecretary,inthe Administration,Govt.of NCTofDelhi-Member. 


. 


ByOrderandintheNameof Lt.GovernorofNCTofDelhi, 


A.K.GUPTA,Dy.Director(SB) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


MA 


PrintedbytheManager,GovernmentofIndiaPress,RingRoad,Mayapuri,NewDelhi-110064 

andPublishedbytheControllerofPublications,Delhi-110054. 


[PART IV 


